इसे वेबसाईट www.govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्य 


सत्यम 


यमेव जय 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 24 ] 


भोपाल, सोमवार , दिनांक 14 जनवरी 2019 - पौष 24 , शक 1940 


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 2019 


क्र . बी - 8 - 8- 2018- चौदह -2. - भारत सरकार , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं 
किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015 - 03 - 2016 - क्रेडिट II , दिनांक 25 अप्रैल 2018 द्वारा दिये गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2018 - 19 में पटवारी 
हल्कावार , तहसील एवं जिला स्तर की फसलों की अधिसूचना दिनांक 599 , 6 - 11- 2018 को जारी की जा चुकी 
है . जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन कर संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है. संलग्न सूची अनुसार जिला 
धार, रतलाम एवं बैतूल के पटवारी हल्कों के समक्ष अंकित फसलों के लिये पटवारी हल्का स्तर पर परिभाषित क्षेत्र 
घोषित किया जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव . 


47 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जनवरी 2019 


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची 
रबी 

2018- 19 | 100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार 


मौसम 


सूची 


जिला 


तहसील | 


रा.नि . वृत 
का नाम 


चना | राई - सरसा । 


पटवारी 
हल्का 
क्रमांक 


पटवारी 
हल्का का 
नाम 


पटवारी हल्का । गह सिचित गहू सिंचित 
में सम्मिलित 
ग्रामों के नाम 


धार 


धार 


| 


धार । 


धार 


धार 


89 | गोविन्दपुरा 


चना 


गोविन्दपुरा 

गवला गेंहूँ सिंचित 
खिलेडी 
लाहारा 
बुजुर्ग 


100 


लोहारी 


100 


चना 


बुजुर्ग 


माचकदा | गेंहूँ सिंचित 


सागार 


बगोदा 


113 


बकसाना 


चना 


बडोदिया 
बकसाना 

| गेंहूँ सिंचित 
उमरिया 
निजामपुरा 
चम्बल 
बरोदा 
भिचोली 

| गेंहूँ सिंचित 


115 


चम्बल 
बरोदा 


चना 


125 


चना 


116 


चना 


131 


चना 


तिरला 


47 


चना 


सरफराज 

चन्दनखेडी 
चन्दनखेडी | 

| सुहागपुरा | गेंहूँ सिंचित 

उदली 
सुलावड || सुलावड गेंहूँ सिंचित 
बिल्लोद बिल्लौद गेंहूँ सिंचित 

बडपिपली 
सीतापाट 

| गेंहूँ सिंचित 
सीतापाट । 

- गेंहूँ सिंचित 
| गुलरझारा साचत 

जेतापूरा । 
जेतापूरा | लोधीपुरा । गेंहूँ सिंचित 

| एकलरा खुदे | 

बलवारी 
बलवारी बासी । गेंहूँ सिंचित 

खोकरीया 


धरमपुरी | धरमपुरी 


बिखरोन । बिखरोन 


चना 


रतलाम 


आलोट 


आलोट 


26 , शेरपुरखुर्द , शेरपुरखुर्द 


चना 


बैतुल | चिचोली | चिचोली 


चुरनी 


चुरनी 


कामठा रे. गेंहूँसिंचित 

सुक्कलढाना 
परमण्डल परमण्डल | गेंहूँ सिंचित 


मुलताई 


मुलताई | 


29 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


